निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( संo पटना 208) पटना , सोमवार , 20 मार्च 2017 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 मार्च 2017 
बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण , संग्रहण और वसूली ) संशोधन नियमावली, 2017 

सं0 5न0वि0 / विविध - 202 / 16 - 2061 — बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा - 127 (3) एवं 
धारा - 419 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार नगरपालिका सम्पत्ति 
कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली ) नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित 

___ 1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ । - (1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण , संग्रहण 
और वसूली) ( संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में होगा । 
(3 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
2. उक्त नियमावली, 2013 के नियम - 9 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा । 

" परन्तु नवगठित स्थानीय नगर निकायो की अधिकारिता के अधीन अवस्थित रिक्त भूमि पर , सम्पत्ति कर का 
निर्धारण , संग्रहण एवं वसूली, स्थानीय नगर निकाय के गठन के पश्चात, उक्त भूमि पर निर्माण कार्य होने तक , जिसकी 
अधिसीमा पाँच वर्षों तक होगी, नहीं की जायगी । " 

बिहार सरकार के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद , 

प्रधान सचिव । 
17 मार्च 2017 
सं0 5न0वि0 / विविध - 202 / 16 - 2062 / अधिसूचना सं0 5न0वि0 / विविध - 202 / 16 - 2061 का निम्नलिखित 
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय 
के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार सरकार के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद , 
प्रधान सचिव । 


PER JC (3THTERUT) , 20 HIT 2017 

The 17th March 2017 
No. 5N . Vi/ vividh - 202/ 16 - 2061/UD & HD — In exercise of the powers conferred by 
ion 127 (3 ) and sub -section ( 1 ) of Section -419 of Bihar Municipal Act, 2007 the 
Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Municipal 
Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules, 2013: 

1 . Short title , extent and commencement:- ( 1) These rules may be called The 
Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery ) (Amendment) Rules , 
2017 . 

(2 ) It shall extend to the whole Municipal area of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once 
2 . Following Proviso shall be added to Rule 9 of said Rules, 2013 

Provided that Assessment, Collection and Recovery of Property Tax on the vacant 
land situated under the jurisdiction of newly created Local Municipal Bodies shall not be 
made after constitution of Local Municipal Body , till construction on the said land, limit of 
which will be up to five years ." 

By order of the Governor of Bihar, 

CHAITANYA PRASAD , 

Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC ( 31HTERUT ) 208 - 571+ 200 - stodotto 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


